रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 4838 ] 
No. 4838 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 28102022-239931 

- 


CG - DL - E - 28102022-239931 


7206 GI / 2022 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 28 , 2022 / कार्तिक 6 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 28 , 2022 / KARTIKA 6 , 1944 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 अक्तूबर , 2022 

. 

का.आ. 5056 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखण्ड ( ii ) , तारीख 10 अगस्त , 2022 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक 
का . आ . 3748 ( अ ) , तारीख 08 अगस्त , 2022 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) , द्वारा उक्त अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् , ईस्टर्न 
डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन , रख- रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी : 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा ( 4 ) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों 
अर्थात् , " हिन्दुस्तान " और " अमर उजाला " में तारीख 19 अगस्त , 2022 को प्रकाशित किया गया था ; 


और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया , और तद्नुसार आदेश 
पारित कर दिए गए हैं , 


और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को प्रस्तुत कर दी है , 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित 
या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 


जिला – मीरजापुर 

क्रम तहसील 

सं . 

का नाम 

( 1 ) 


2 


( 2 ) 

चुनार 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


ग्राम का 

नाम 


( 3 ) 

भौरही 


प्लाट 

सं . 


( 4 ) 

388 मि 


भूमि भूमि 

की 

का 


प्रकृति 

( 5 ) 

कृषि / 

अकृषक 


389 मि कृषि 


प्रकार 

( 6 ) 

निजी 


निजी 


हेक्टेयर / वर्ग 
मी . में 


क्षेत्रफल 
( 7 ) 

0.0500 


0.1350 


भू - स्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों का 

नाम 


( 8 ) 

मुन्ना बा 0 पुत्र भुल्लन , सीमा देवी पत्नी 
सूरजनाथ , दीपू पटेल पुत्र सूरजनाथ , 
गुड़िया देवी पुत्री सूरजनाथ , नगेन्द्र पुत्र 
भुल्लन , मिठाईलाल सिंह व देवेन्द्र सिंह 
पुत्रगण दीप नरायन सिंह , मन्टू सिंह 
नाबा . 12 वर्ष पुत्र बाबूलाल सिंह सं ० 
राजकुमारी देवी , राजकुमारी देवी पत्नी 
बाबूलाल सिंह नि ० स्था ० , मेसर्स कार्तिक 
स्टील कदवां अवलेशपुर चितईपुर 
वाराणसी के के द्वारा सुभाष कुमार 
जायसवाल पार्टनर व प्राधिकृत हस्ताक्षरी 
पुत्र लालजी जायसवाल निवासी - न्यू 
कालोनी ककरमत्ता वार्ड नगवा , वाराणसी 


सादिल नाबा . 12 वर्ष व फेज नाबा . 8 
वर्ष पुत्रगण स्व 0 अकबर सं ० दादीखास 
जुवैदा , इकबाल पुत्र स्व 0 मुनौवर , 
नसीम खां पुत्र रहीम खां , मुन्ना अली व 
मेराज व वरकत पुत्रगण मजीद , कुर्बान व 
उसमान व पप्पू पुत्रगण आजाद , 
इमामुद्दीन खां व आविद व सद्दाम 
हुसेन पुत्रगण रहीम खां , माजिदा खातून 
पत्नी रहीम खां , रसीद व रफीक पुत्रगण 
जलील , मुसलिम खां व रियाज खां बा ० 
व मेराज खां पुत्रगण नईम खां , हलीम 
खां पुत्र अजीम खां , असगर पुत्र गफूर 
खां , मानती देवी पत्नी मिठाई , मुन्नी देवी 
पत्नी किशोरी लाल , शौकत पुत्र आजाद , 
इकबाल पुत्र स्व ० मुनौवर , जुवैदा पत्नी 
स्व 0 मुनौवर , अम्बिया पुत्री स्व ० अकबर 
सं 0 दादीखास जुवैदा 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


क्रम 

सं . 

( 1 ) 


3 


तहसील ग्राम का 

का नाम 

नाम 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्लाट 

सं . 


390 मि 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भूमि 

की 


प्रकृति 

( 5 ) 


कृषि 


भूमि 

का 


प्रकार 

( 6 ) 


निजी 


हेक्टेयर / वर्ग 
मी . में 
क्षेत्रफल 

( 7 ) 


0.1350 


MINISTRY OF RAILWAYS 


( Railway Board ) 


3 

भू - स्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों का 

नाम 


( 8 ) 

दिनेश कुमार पुत्र रामचन्दर , वंशीलाल व 
हीरालाल व बबलू पुत्रगण स्व ० गुदरी , 
श्रीमती फूलवन्ती देवी पत्नी स्व ० गुदरी , 
सनी नाबा . 8 वर्ष पुत्र राजू सं ० पार्वती 
देवी पार्वती देवी पत्नी राजू 


बहादुर सिंह व मिठाई लाल सिंह व 
देवेन्द्र सिंह पुत्रगण दीप नरायन सिंह , 
मन्टू सिंह नाबा . 9 वर्ष पुत्र बाबूलाल सं ० 
राजकुमारी , राजकुमारी पत्नी बाबूलाल 
गौरी व मेवा व मोहन व हरिश्चन्द्र 
पुत्रगण भोला , अशोक कुमार सिंह व 
विजय कुमार सिंह व राजेश सिंह व 
राकेश सिंह व कमलेश सिंह व पप्पू सिंह 
व सत्यवान सिंह पुत्रगण स्व ० शंकर , 
लक्खी देवी पत्नी स्व ० शंकर नि ० स्था ० 


[ फा . सं . 2022 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2348 ] 
पंकज त्यागी , कार्यकारी निदेशक ( भू.एवं सु . ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 21st October , 2022 

S.O. 5056 ( E ) . – Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Railways ( Railway Board ) , number , S.O. 3748 ( E ) , dated the 8th August , 2022 , published in Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 10th August , 2022 ( hereinafter referred 
to as the said notification ) and issued under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 
1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the 
land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution , maintenance , 
management and operation of Special Railway Project namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the 
district of Mirzapur in the State of Uttar Pradesh ; 


And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers namely , 
“ Hindustan ” and “ Amar Ujala " dated the 19th August , 2022 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the 
said Act : 


And whereas , no objections were received and the same have been considered and accordingly 
orders have been passed ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Competent 
Authority has submitted its report to the Central Government ; 


Now therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the 
schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


4 


Sl . 

No. 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project 
namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Mirzapur in the State of Uttar Pradesh . 

DISTRICT : MIRZAPUR 


( 1 ) 

1 


2 


3 


Name of 

Tehsil 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 2 ) 
Chunar 


Name of 

Village 


Plot 
No. 


( 3 ) ( 4 ) 
Bhaurahi 388M 


Nature of 
Land 


( 5 ) 
Agriculture / 
Non 
Agriculture 


Type of 
Land 
( 6 ) 
Private 


389M Agriculture Private 


390M Agriculture 


Private 


Area 
( In hect . ) 


( 7 ) 
0.0500 


0.1350 


0.1350 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Name of Owner 


( 8 ) 

Munna s / o Bhullan , Seema Devi 
w / o Surajnath , Deepu Patel s / o 
Surajnath , Gudiya Devi D / o 
Surajnath , Nagendra s / o Bhullan , 
Mithailal Singh , Devendra Singh 
s / o Deep Narayan Singh , Mantu 
Singh ( Minor 12 Yrs ) s / o Babulal 
Singh custodian Rajkumari Devi , 
Rajkumari Devi w / o Babulal 
Singh , M / s Kartik Steel Kadawan 
Awaleshpur Chitaipur Varanasi 
Ke dwara Subhas Kumar Jaiswal 
Partner & Pradhikrit Signatury s / o 
Lalji Jaiswal - New Colony 

Ward - Nagwa , 


Kakarmatta , 

Varanasi . 


Sadil ( Minor 12 Yrs . ) , Fej ( Minor 
8 Yrs ) s / o Late Akbar Custodian 
Dadikhas Zuvaida , Ikbal s / o Late 
Munauvar , Naseem Khan s / o 
Raheem Khan , Munna Ali , Meraj , 
Varkat s / o Majeed , Kurban , 
Usman , Pappu s / o Azad , 
Imamuddin Khan , Aabid , Saddam 
Husen s / o Raheem Khan , Majida 
Khatun w / o Raheem Khan , 
Rashid , Rafik s / o Jalil , Muslim 
Khan , Riyaj Khan , Meraj Khan 
s / o Naim Khan , Halim Khan s / o 
Ajeem Khan , Asgar s / o Gafoor 
Khan , Manti Devi w / o Mithai , 
Munni Devi w / o Kishori Lal , 
Shaukat s / o Azad , Ikbal s / o Late 
munauvar , Zuvaida w / o Late 
Munauvar , Ambiya D / o Late 
Akbar Custodian Dadikhas 
Zuvaida . 


Dinesh Kumar s / o Ramchander , 
Vanshilal , Heeralal , Bablu s / o 
Late Gudari , Smt Fulwanti Devi 
w / o Late Gudari , Sani ( Minor 8 
Yrs ) s / o Raju Custodian Parvati 
Devi , Parvati Devi w / o Raju . 


Bahadur Singh , Mithai Lal Singh , 
Devendra Singh s / o Deep 
Narayan Singh , Mantu Singh 
( Minor 09 Yrs ) s / o Babulal 
Custodian Rajkumari , Rajkumari 
w / o Babulal . 


[ भाग II 


-खण्ड 3 ( ii ) ] 


SI . Name of 

No. 

Tehsil 

( 1 ) 

( 2 ) 


Name of 

Village 

( 3 ) 


Plot 

No. 

( 4 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Nature of 

Land 

( 5 ) 


Type of 

Land 

( 6 ) 


Area 

( In hect . ) 

( 7 ) 


Name of Owner 


( 8 ) 

Mohan , 

Gauri , Mewa , 
Harishchandra s / o Bhola , Ashok 
Kumar Singh , Vijay Kamar 
Singh , Rajesh Singh , Rakesh 
Singh , Kamlesh Singh , Pappu 
Singh , Satyawan Singh s / o Late 
Shankar , Lakkhi Devi w / o Late 
Shankar . 


5 


[ F. No. 2022 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2348 ] 
PANKAJ TYAGI , Executive Director ( L & A ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


VERMA 

Digitally signed by MANCU KUMAR 
Date : 2022.10.28 22:27:56 + 05'30 ' 


